M 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 भाद्र, 1940 ( श० ) 


संख्या- 854 


राँची, बुधवार 


5 सितम्बर, 2018 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
23 जुलाई, 2018 


संख्या- 13 / वरीय विविध -09/ 2018 का०- 5497-- श्री महेश चन्दर वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, गढ़वा के आवेदन तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में श्री वर्मा को 
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 854 -- 50 


